HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 21, 2020 ( ASAR. 30 , 1942 SAKA) 


137 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


न्याय प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 17 जुलाई, 2020 
संख्या का ० आ o 38 / के ० अ० 43 / 1995 / धा ० 83 / 2020.- वक्फ अधिनियम , 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43 ), 
की धारा 83 की उप - धारा ( 4) के साथ पठित उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , 
इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 18 / 25 / 2012-3जे0 जे0(1), दिनांक 25 जुलाई, 2014 
में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्: 

संशोधन 
हरियाणा सरकार , न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 18 / 25 / 2012-3जे0 जे 0(1), दिनांक 25 जुलाई, 2014 में , 
अनुसूची में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 1 (iii), 2 (iii), 3 (iii) तथा 4 (iii) और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के 
स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्: 
" 1 (iii) श्री नरेश तनेजा, अधिवक्ता, मकान नम्बर 272 , 

सदस्य 
सेक्टर -1, शाहबाद , जिला कुरुक्षेत्र 
2 (iii ) श्री राव रियाज अहमद , अधिवक्ता, चैम्बर नम्बर 310 , 

सदस्य 
ब्लाक - ए, तृतीय मंजिल, जिला न्यायालय काम्पलैक्स, 

यमुनानगर 
3 ( iii ) श्री राधे श्याम, अधिवक्ता, चैम्बर नम्बर 5, 

सदस्य 
न्यायालय काम्पलैक्स, मण्डी डबवाली, जिला सिरसा 
4 (iii ) श्रीमती सुनीता श्योकन्द, अधिवक्ता, चैम्बर नम्बर 119, 

सदस्य 
जिला न्यायालय काम्पलैक्स . हिसार 


विजय वर्धन , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


138 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 21 , 2020 (ASAR . 30 , 1942 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


Notification 


The 17th July , 2020 
No. S.O. 38 / C.A . 43/ 1995 /S.83 /2020.- In exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) read with 
sub -section ( 4 ) of section 83 of the Waqf Act, 1995 (Central Act 43 of 1995 ), the Governor of Haryana hereby makes 
the following amendment in the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification 
No. 18 /25 /2012-3JJ(I), dated the 25th July, 2014 , namely; 


AMENDMENT 


In the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. 18 / 25 /2012-3JJ (I), dated 
the 25th July , 2014 , in the Schedule , under columns 1 and 2 , for the existing entries against serial number 1 ( iii), 
2 (iii ), 3 ( iii) and 4 ( iii), the following entries shall be substituted , namely ; 
“ 1 (iii ) Sh . Naresh Teneja , Advocate , # 272, 

Member 
Sector - 1, Shahabad , District Kurukshetra . 
2 (iii) Sh . Rao Riaz Ahmad , Advocate , 

Member 
Chamber No. 310 , Block - A , 3rd Floor, 

District Court Complex , Yamuna Nagar. 
3 ( 111 ) Sh . Radhey Sham , Advocate , 

Member 
Chamber No. 5 , Court Complex , 

Mandi Dabwali , District Sirsa . 
4 (iii) Smt. Sunita Sheokand , Advocate , Chamber No. 119 , 

Member 
District Court Complex , Hisar 


VIJAY VARDHAN . 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Administration of Justice Department. 


8830 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


